रजिस्टर्ड सं0 10 - 222 


REGISTERED No . D . - 222 


. 
. 
. 
. 


. 


Cere 


PAN... 


htath 


. 


. 
. 
. 
. 
. 


1 . 


भारतको राजपत्र . 


मन्यमेव जयते 


The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 43] 

नई दिल्ली, शनिवार , नवम्बर 3, 1973 / कार्तिक 12, 1895 
No. 43 ] NEW DELHI, SATURDAY , NOVEMBER 3 , 1973/KARTIKA 12, 1895 


- 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा सके । 


Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation. 


- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- -- - 


% 


- 


- 


- 


- 


-- - - - - - - - - 


- 


- 


- 


भाग II – खण्ड4 


PART II — Section 4 


रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गए सांविधिक नियम और आदेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


का . नि . आ . 301. छावनी अधिनियम , 1924 (1924 का 2 ) 
की धारा 13 की उपधारा ( 7) का अनुसरण करते हए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि कप्तान . ए. एस . 
पटेल को कप्तान एम . एस . थासन के, जिन्होंने त्यागपत्र दे 
दिया है , स्थान पर छावनी बोर्ड इलाहाबाद के एक सवस्य के रूप 
में नाम निर्दिष्ट किया गया है । 


रक्षा मंत्रालय 

नई दिल्ली , 19 अक्तूबर, 1973 
का . नि . आ . 300: - छावनी अधिनियम , 1924 (1924 का 2) 
की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड , 
इलाहाबाद की सदस्यता में कप्तान . एम. एस . वासन के त्यागपत्र 
में केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक 
रिक्ति हो गई है । 

[ फाइल सं . 19 / 48/ सी / एल एण्ड सी / 88/ 

2830- सी -2-/ डी ( क्यू . एण्ड सी .) ] 


[ फाइल सं . 19/ 48/ सी / एल एण्ड सी /66/ 2630- सी 

3/ डी ( क्यू . एण्ड सी .) ] 


S . R. O . 301. --In pursuance of sub- section ( 7) of section 
13 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ), the Contral 
Government hereby notifies that Captain A . $ . Patel has 
been nominated as a member of the Cantonment Board 
Allahabad vice Captain M . S . Wason who has resigned, 


MINISTRY OF DEFENCE 
New Delhi , the 19th October , 1973 


[ File 


No. 19 / 48 / C / L & C / 66 / 2630- C - 1 / D ( Q & C )] 


S . R . O . 300 . - In pursuance of sub -section (7 ) of section 13 
of the cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924), the Central Gov 
crnment hereby notifies that a Vacancy has occurred in the 
membership of the Cantonment Board Allahabad by reason 
of the acceptance by the Central Government of the resigna 
tion of Captain M . S . Wason. 

[ File No . 19 / 48/ C / L & C / 66 / 2630 - C / D ( Q & C )] 


का . नि . आ . 302. छावनी अधिनियम , 1924 (1924 का 2) 
की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एसद्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड , 
बैरकपुर की सदस्यता में कप्तान आर. पी . चरियान के त्यागपत्र 


92G. of I./ 73 -- 1 


( 335) 


336 


THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 3 , 1973 / KARTIKA 12 , 1895 


[ PART II - - 


को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक । 
रिक्ति हो गई है । 
[ फाइल सं . 19/ 40/ सी / एल एण्ड सी / 66/ 2657 

सी -2/ डी ( क्यू . एण्ड सी .] 


S. R . O . 302. ---In pursuance of sub- section ( 7 ) of section 
13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ), the Central 
Government hereby notifies that a vacancy has occurred in 
the membership of the Cantonment Board Barrackpore by 
reason of the acceptance by the Central Government of the 
Tesignation of Captain R . P. Cherian. 


S .R . O . 309 . - In pursuance of sub -section (7 ) of section 13 
of the Cantonment Act, 1924 ( 2 of 1924), the Central Gov 
crnment hereby notifles that Shri N . S . Jain Magistrate 1st 
Class has been nominated as a member of the Canton 
ment Board Dehu Road by the District Magistrate Poona in 
exercise of the powers conferred under Section 13( 3 ) ( b ) of 
that Act vice Shri A . M . Mchasanwala Magistrate 1st Class 
resigned. 

[ File No. 19 / 32 / C / L & C / 65 / 2624- C-1 / D ( Q & C )] 
का . नि आ ., 306. छावनी अधिनियम , 1924 (1924 का 2 ) 
की धारा 13 की उपधारा (7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा 
श्री एस . वी . एस . नायडू प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, के त्यागपत्र को 
स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड पंचमढ़ी की सदस्यता 
में एक रिक्ति हो गई है । 


the enement herenments are 


[ File No. 19 / 49 / C / L & C / 66 / 2657- C / D ( Q & C )] 


[ फाइल सं . 19/ 52 / सी / एल . एण्ड सी ./ 66 / 

2629 - सी / डी . ( क्यू . एण्ड सी .) ] 


का . नि . आ . 303 . छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) 
की धारा 13 की उपधारा (7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि कप्तान डी , एस . 
मैनर्जी को कप्तान आर. पी . चरियान के , जिन्हों ने स्याग पत्र 
दे दिया है , स्थान पर. छावनी बोर्ड बैरकपुर के एक सदस्य के 
रूप में नाम दिष्ट किया गया है । 


S . R . O . 306. — In pursuance of sub - section ( 7 ) of section 
13 of the Cantonment Act, 1924 ( 2 of 1924 ), the Central 
Government hereby notifies that a vacancy bas occurred in 
the membership of the Cantonment Board Pachinarhi by 
reason of the acceptance by the Central Government of the 
resignation of Shri S . V . S . Naidu Magistrate 1st Class . 

[ File No. 19 /52 / C / L & C / 66 / 2629- C / D ( Q & C )] 


[ फाइल सं . 10/ 49 / सी / एल , बराह सी ./ 88/ 2857 

सी-3/ डी ( क्यू . एण्ड सी.) ] 


S. R. O . 303. - In pursuance of sub-section ( 7 ) of section 13 
of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924), the Central 
Government hereby notifies that Captain D . S . Banerjee has 
been nominated us it member of the Cantonment Bourd 
Barrackpore vicc Captain R . P . Cherian who has resigned , 


[ File 


No. 19 / 49 / C / L & C / 66 / 2657 - C - 1 / D ( Q & C )] 


का . मि . आ . 304. छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) 
की धारा 1: की उपधारा ( 7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा 
श्री ए. एम , महसनवाला प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, के त्यागपत्र को 
स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड देह रोड की सदस्यता 
में एक रिक्ति हो गई है । 


का . नि . आ . 307. छावनी अधिनियम , 1924 (1924 का 2 ) 
की धारा 13 की उपधारा ( 7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि श्री के. एन . तिवारी प्रथम 
वर्ग मजिस्ट्रेट को , उस अधिनियम की धारा 13 ( 4 ) ( ख ) के 
अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट 
होशंगाबाद द्वारा , श्री एस . वी . एस . नायड, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 
जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है के स्थान पर छापनी योर्ड पचमढ़ी 
के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किया गया है । 

[ फाइल सं . 19/ 52 / सी / एल . एण्ड सी ./ 2629 

सी / 1/ 88 / ही ( क्यू . एण्ड सी. ] 
S. R. O . 307. -- In pursuance of sub -section ( 7) of section 13 
of the Cantonment Act, 1924 ( 2 of 1924), the Central Gov 
crnment hereby notifies that Shri K . N . Tiwari Magistrate 
1st Class has been nominated as a member of the Canton 
ment Board Pachmarhi by the District Magistrate Hoshanga 
bad in exercise of the powers conferred under section 
13( 4 )( b ) of that Act vice Shri S. V . S. Naidu Magistrate 1st 
Class resigned . 

[ File No . 19 / 52 / C / L & C / 66 / 2629- C -1 / D ( Q & C )1 


[ फाइल सं . 19 / 32 / सी /एल एण्ड सी ./65/ 2624 

सी-2/ ही ( क्यू . एण्ड सी.) ] 


S. R. O . 304. -- In pursuance of sub- scction ( 7) of section 
13 of the Cantonment Act, 1924 ( 2 of 1924 ), the Central 
Government hereby notifies that a vacancy has occurred in 
the membership of the Cantonment Board Dehu Road by 
reason of the acceptance by the Central Government of 
the resignation of Shri A . M . Mehasanwala Magistrate 1st 
Class . 


नई दिल्ली , 20 अक्तूबर, 1973 
का . नि . आ . 308 .--- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) 
की धारा 13 की उपधारा ( 7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्धारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड , लखनऊ की 
सदस्यता में ले . कर्नल , एस . एस . पी . श्रीवास्तव के त्यागपत्र के 
केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो 


[ File No . 19 / 32 / C / L & C / 65 / 2624- C / D ( Q & C )] 


का . नि , आ . 305. -- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2) 
की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि श्री एन . एस . जैन प्रथम 
वर्ग मजिस्ट्रेट को , उस अधिनियम की धारा 13 (3) ( ख ) के 
अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट पूना 

द्वारा , श्री ए. एम . महसनवाला प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जिन्होंने 
त्याग-पत्र दे दिया है के स्थान पर छावनी बोर्ड , पेह रोड के 
सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किया गया है । 
[ फाइल सं. 19/ 32 / सी /एल. एण्ड सी./ 65 / 2624 

सी -3/ डी ( क्यु . एण्ड सी.) ] 


[ फाइल सं . 19 / 33/ सी / एल एण्ड सी / 85 / 2625 सी -2/ डी 

__ ( क्यू एण्ड सी ) ] 
New Delhi , the 20th October , 1973 
S . R . O . 308. - In pursuance of sub- section ( 7) of section 13 
of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924), the Central Govern 
ment hereby notifies that a vacancy has occurred in tho 
membership of the Cantonment Board Lucknow by reason 
of the acceptance by the Central Government of the rosig 
nation of Lt. Col. S . S . P . Srivastava. 

[ File No. 19 / 33 / C / LRC / 65 / 2625- C / D ( Q & C )] 


337 


- . . 


- 


- 


- 


- - 


SEC . 4 ] 

THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 3 , 1973 / KARTIKA 12 , 1895 
. - - . ..-- . 
का . नि . आ . 309 . छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2) 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

sub - section (3 ) of section 284 of the said Act the Central 
की धारा 13 की उपधारा (7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार Government hereby cancels the Bye -laws framed by the 
एतद्वारा अधिसूचित करती है कि ले . कर्नल गोरखनाथ को ले . Cantonment Board , SAUGOR , under clause ( 24) of section 

282 read with section 283 of the said Act rcgulating and 
कर्नल . एस . एस . पी . श्रीवास्तव के , जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है , fixing the method for the sale of articles either by measures, 
स्थान पर छावनी बोर्ड लखनऊ के एक सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट्र weights , piece or any other method and published with the 

notification of the late Government of the Central Provin 
किया गया है । 

ces and Berar, Political and Military Department No. 1996 

2133-JI dated the 15th October , 1931. 
[ फाइल सं . 19/ 33/ सी / एल एण्ड सी / 65 / 2625- सी -3 / ही 
( क्यू एण्ड सी ) ] 

[ File No . 12 / 12/ C / LRC / 70/ 2662- C / D ( Q & C )| 
S. R. O . 309 .. — In pursuance of sub -section ( 7 ) of section 13 

का . नि . आ . 311. छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2) की 
of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924), the Central Gov 
ernment hereby notifies that Lt. Col. Gorakh Nath has been धारा 15-क की उपधारा ( 1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
nominated as a member of the Cantonment Board Lucknow 
vice Lt. Col. S. S. P . Srivastava who has resigned . 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि 

प्रशासनिक कठिनाई से बचने के लिए यह आवश्यक है , एतद्द्वारा 
[ File No. 19 / 33 / C / LAC / 65/ 2625- C -1 / D (Q & C )] 

पचमढ़ी छावनी बोर्ड से सभी निर्वाचित सदस्यों की पदावधि 
का . नि . आ . 310. - यतः छावनी अधिनियम , 1924 (1924 का 17-4-1974 तक या उनके पद उत्तराधिकारी के, शासकीय राजपत्र 
2 ) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की में निर्वाचन अधिसुचना की तारीख तक, इनमें जो भी पहले हो , 
धारा 284 की उपधारा (3) के अनुसरण में , सागर छावनी में माप बढ़ाती है । 
तौल , नग अथवा किसी अन्य ढंग से वस्तुओं के विक्रय के ढंग को 
विनिर्यामत करने और नियत करने संबंधी उपविधियों को रद्द 

[ फाइल सं . 29/ 30/ सी / एल . एण्ड सी / 66/ 2567- सी / डी 
करने के बारे में केन्द्रीय सरकार का आशय, भारत सरकार के रक्षा 

( क्यू एण्ड सी ) 7 
मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . नि , आ . 482, तारीख 11 नवम्बर, S . R . O . 311. - - In exercise of the powers conferred by the 
1970 के साथ , भारत के राजपत्र , भाग 2, खण्ड 4 में 28 नवम्बर, proviso to sub - section ( 1 ) of section 15 of the Cantonments 

Act, 1924 ( 2 of 1924 ), the Central Government being satis 
1970 को प्रकाशित किया गया था , जिसमें आक्षेप और सुझाव मांगे 

fied that it is necessary in order to avoid administrative 
गए थे । 

difficulty hereby extends the term of office of all the elected 

members of Pachmarhi Cantonment Board up to 17 - 4 - 1974 , 
और यतः उक्त अधिनियम की धारा 255 के उपबन्धों के 

or the date of notification of elections of their successors in 

office in the official Gazette , whichever is earlier. 
अनुसार , पूर्वाक्त अधिसूचना का सागर छावनी के निवासियों के 

[ File No . 29 / 30 / C / L & C / 66 / 2567- C / D ( Q & C)] 
बीच 22 जून , 1972 को अपेक्षित प्रचार किया गया था । 
___ और यतः केन्द्रीय सरकार को 22 जुलाई , 1972 तक, जो आक्षेप 

का . नि . आ . 312. छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की 
और सुझाव भेजने की अन्तिम तारीख थी , कोई आक्षेप या सुझाव 

धारा 15 की उपधारा (1) के परन्तक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्राप्त नहीं हुए थे । 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि प्रशास 

निक कठिनाई से बचने के लिए याह आवश्यक है , एतद्वारा रामगढ़ 
अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 284 की उपधारा (3 ) छावनी बोर्ड से सभी निर्वाचत सदस्यों की पदाधि 10-4-1974 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, माप , तक या उनके पद उत्तराधिकारी , के, शासकीय राजपत्र में , निर्वाचन 
ताल नग अथवा किसी अन्य ढंग से वस्तुओं के विक्रय के ढंग को अधिसूचना की तारीख तक , इनमें जो भी पहले हो , बढ़ाती है । 
विनियमित करने और नियत करने के लिए छावनी बोर्ड , सागर 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 283 के साथ पठित धारा 282 के 

[ फाइल सं . 29/ 23 / सी ./ एल. एण्ड सी ./ 68/ 2587- सी / डी 
खण्ड ( 24 ) के अधीन विरचित और भूतपूर्व सैंट्रल प्राविन्सेज और 

__ ( क्यू . एण्ड सी .) 
मेरार सरकार राजनैतिक और सैनिक विभाग की अधिसूचना सं . S .R .O . 312 .-- In exercise of the powers conferred by the 
1996-2133-2, तारीख 15 अक्तूबर , 1931 के साथ प्रकाशित 

proviso to sub- section ( 1 ) of section 15 of the Cantonments 

Act , 1924 ( 2 of 1924 ). the Central Government being satis 
उपविधियों को रद्द करती है । 

fied that it is necessary in order to avoid administrative 

difficulty hereby extends the term of office of all the elected 
[ फाइल सं , 12 / 12 / सी / एल एण्ड सी / 70 / 2682 / members of Ramgarh Cantonment Board up to 10th April, 

1974, or the date of notification of elections of their succes 
सी / डी / ( क्यू एण्ड सी ) ] 

sors in office in the official Gazette , whichever is carlier . 
S . R. O . 310. . - Whereas in pursuance of sub-section ( 3 ) of 

[ File No. 29 / 23 / C / L & C / 66 / 2587- C / D ( Q & C )] 
section 284 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ), the intention of the 

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1973 
Central Government to cancel the byelaws for regulating and 
fixing the method for the sale of articles either by measures, का . नि . आ . 313. का . नि . आ . 260 राजपत्र अधिसूचना ( भाग 
weights , piece or any other method in the Saugor Canton 
ment was published on the 28th November, 1970 in the 

2 खण्ड 4) द्वारा 29 सितम्बर 1973 को प्रकाशित एतद्धारा रद्द 
Gazette of India , Part II Section 4 , with the notification 
of the Government of India in the Ministry of Defence No. 

किया जाता है । 
S. R. O . 462 dated the 11th November 1970, for inviting 
objections and suggestions . 

[ फाइल नं . 29 / 63 / सी / एल एण्ड सी / 86/ 2892-सी -1 / 

ही ( क्यू एण्ड सी ) ] 
And whereas in accordance with the provisions of section 
255 of the said Act, the aforesaid notification was given the 
requisite publicity among the residents of the Saugor Can 

New Delhi, the 22nd October, 1973 
tonment on the 22nd June, 1972. 

S. R . O . 313. - - S. R . O . No. 260 published on 29th Septem 

ber, 1973 in the official Gazette (Part II Section 4 ) is here 
And whereas no objections or suggestions were received 

by cancelled. 
by the Central Government upto the 22nd July , 1972 which 
was the last date for submitting objections and suggestions. 

[ File No. 29 / 63 / C / LRC / 66 / 2692 - C / D ( Q & C )] 


338 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 3 , 1973 / KARTIKA 12 , 1895 

[ PART II - -- SEC . 4 ] 
. . ... ... . .. . -- -- -- --. - - . -...- . - . ---. .. - .. . ...- - -.--.. . . ---- ------ - - - 

- - ... - - -- ....-. -- --- . -- :- - 
___ का . नि , आ . 314. - छावनी अधिनियम , 1924 (1924 का 2 ) ___ S. R. O. 314. -- In exercise of the powers conferred by sub 
की धारा 16 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग section (1) of section 16 of the Cantonments Act, 1924 (2 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एसयारा 6 जनवरी 1974 को उस तारीख 

of 1924), the Central Government hereby fixes 6th January , 
के रूप में नियत करती है जिस तारीख को मह, छावनी में वार्ड 

1974 as the date on which elections in Ward No. I to Ward 
नं . 1 से वार्ड नं . 6 में साधारण निर्वाचन किए जाएंगे । 

No. VI in Mhow Cantonment shall be held. 
[ फाइल सं . 29/ 63 / सी / एल एण्ड सी / 86 / 2692- सी -4/ ही 

( क्यू एण्ड सी ) ] 

[ File No. 29 / 63 / C / L & C / 66 / 2692 - C - 3 / D ( Q & C )] 
एस . पी मदान , अवर सचिव 

S. P . MADAN , Under Secy . 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT . OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI, 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-6 , 1973 


